PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., APR. 22, 2014 ( VYSK . 2, 1936 SAKA) 


561 


लोकनिर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा), रेवाड़ी परिमण्डल 


दिनांक 7 अप्रैल , 2014 


संख्या 14. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि भूमि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर , सार्वजनिक प्रयोजन हेतु 
निर्माण सड़क रेवाड़ी- झज्जर रोड (NH-71) से पाल्हावास रेलवे स्टेशन , जिला रेवाड़ी । 


जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 के अधिनियम 1) की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार , लोक निर्माण विभाग (भवन 
तथा मार्ग शाखा) की अधिसूचना संख्या 3/2013 दिनांक 9 जुलाई, 2013 को प्रकाशित की गई थी, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे 
परिक्षेत्र में विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 के अधिनियम !) की धारा 6 के साथ पठित भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में 
उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 की उपधारा 1 के खण्ड ( क ) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों 
को जारी की जाती है जिनका इनसे संबंध है । 


अत: भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के धारा 7 के उपबंधों के साथ पठित भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकार और 
पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता. लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा भार्ग शाखा), भिवानी को भूमि के अर्जन के 
लिए आदेश लेने के लिए आदेश दिया जाता है । 


भूनि के नक्शे का निरीक्षण, भूमि अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी तथा कार्यकारी अभियंता, प्रान्तीय 
मण्डल , लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), रेवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिदोत्र/ गांव व 


रकबा 


किला नं ०/ खसरा नारकबा 


हदबस्त नं ० 


कल्भर 


। 


2 


3 


4 


5 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


पाल्हावास 236 


1618भिन 0-8, 19मिन 0-17.20मिन 0-18 , 

21 /1मिन 0-10 , 21/2मिन 0-8, 22मिन 0-3, 


23मिन 0-7 


19 16 /1मिन 0-7, 25मिन -8 

खसरा नं 0 578मिन 0-2 


कुलविते 44 


10 


( हस्ताः )..., 

अधीक्षक अभियन्ता , 
रेवाड़ी परिमण्डल, लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा मार्ग शाखा), रेवाड़ी । 


562 


HARYANA GOVT, GAZ., APR . 22, 2014 (VYSK. 2, 1936 SAKA ) 


( PARTI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ), REWARI CIRCLE 


The 7th April , 2014 


No. 3/14. — Whereas , it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be required to be taken by 
Government, at public expenses, for a public purpose, namely , construction of a road from Rewari- Jhajjar Road (RIR ) 
(NH -71) to Palhawas Railway Station in Rewari District. 


A notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 has already been published in the Haryana 
Government Gazette vide No. 3/2013 on dated 9th July , 2013 vide notification a declaration made for acquisition of 
land as specified below . 


It is hereby declared that the land in described in the specification below is required for the aforesaid purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 read with Section 
24 of Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Impartial Act, 2013 under Section 24 Sub - section 1 (i). The 
Land Acquisition Collector Public Works Department (B & R Branch ), Bhiwani is hereby directed to take orders as per 
Land Acquisition Act, 1894 under Section 7 read with the section Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement 
Impartial Act, 2013 . 


Plans of the land may be inspected in the office of Land Acquisition Collector, Public Works Department 
(Building and Roads Branch ), Bhiwani and the Executive Engineer, Provincial Division , Public Works Department 
(Building and Roads Branch ), Rewari . 


- 


Specification 


District 


Tehsil 


Rect. No./ Khasra No./Area 


Locality /Village / Area in 
Hadbast No. 

K - M 


1 


2 


3 


4 


5 


Rewari 


Rewari 


Pathawas 236 


4-4 


18 


18Min 0-8 , 19Min 0-17 , 20Min 0-18 , 
21/1Min 0-10 , 21/2Min 0-8 , 
22Min 0-3 , 23Min 0-7 


19 


16 / 1Min 0-7 , 25Min 0-8 
Khasra No. 578Min 0-2 


Total Kitta 4-4 
10 


( Sd .)..., 
Superintending Engineer , 
Rewari Circle , PWD (B & R Branch ), Rewari 


52157 – C.S .-- H.G.P ., Chd . 


